निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1065 ) पटना , शुक्रवार , 13 सितम्बर 2019 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

12 सितम्बर 2019 
सं० 01 / स्था०(प्रशिक्षण)- 02 / 2019- 7426 / वि० – श्रीमती कुमार किरण सिंह (बिहार लेखा सेवा), ( मेधा 
क्रमांक - 89) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को दिनांक 28 .02. 2019 से योगदान स्वीकृत करते हुये विभागीय 
अधिसूचना - 3550 दिनांक 10.04. 2019 द्वारा दिनांक 09. 03.2019 से 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी गयी 
थी । श्रीमती सिंह ने मातृत्व अवकाश व्यतीत करने के उपरांत दिनांक 03.09.2019 को योगदान समर्पित किया हैं । 
श्रीमती सिंह को दिनांक 03.09. 2019 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुये वित्त विभाग से सहायक बजट नियंत्रक के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिव शंकर मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1065 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


